निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


बिहार गजट 


बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 49 


16 अग्रहायण 1933 ( श ० ) 
पटना , बुधवार , 

7 दिसम्बर 2011 ( ई ० ) 


विषय - सूची 


पृष्ठ 


पृष्ठ 


भाग -1 - नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी 

और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 


2-9 


भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

आदेश । 


भाग-5 — बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित 

विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित 
या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान 
मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित 
विधेयक । 


भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई 0 ए0 , आई ० एससीo , 

बी 0 ए 0 , बी ० एससी , एम 0 ए 0 , 
एमएससी० , लॉ भाग-1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0 एस 0 , बी ० एस ० ई ० , डीपO-इन 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं के 
परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 
आदि । 


भाग-7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 

ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है । 


भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 
समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 


भाग -1- ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 


भाग- 2 — बिहार - राज्यपाल और 

और कार्याध्यक्षों द्वारा 
निकाले गये विनियम, आदेश , अधिसूचनाएं 
और नियम आदि । 


भाग- 9 - विज्ञापन 


भाग- 9 - क — वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


भाग- 3 — भारत सरकार , पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश , अधिसूचनाएं 

और नियम , भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग - 9 - ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


2 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , 

शक्ति , छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


लोकायुक्त का कार्यालय 


अधिसूचना 

31 मार्च 2011 
सं ० 3 / लोक( स्था o ) 28 / 2001-4 / लोक — बिहार लोकायुक्त ( सेवा शर्ते) नियमावली 1974 के नियम 23 एवं 24 के 
आलोक में इस कार्यालय में रिक्त प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर इस कार्यालय के वरीयतम सहायक श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा 
को वेतनमान रु ० 9300-34800 ग्रेड पे० रु ० 4800 मे प्रोन्नत किया जाता है । श्री सिन्हा के वेतन का निर्धारण कार्यालय द्वारा 
सरकारी नियम के आलोक में किया जायेगा तथा आर्थिक लाभ योगदान की तिथि से देय होगा । 

लोकायुक्त के आदेश से, 

( ह ० ) अस्पष्ट, 
लोकायुक्त के प्रधान सचिव । 


- 


निर्वाचन विभाग 


- 


अधिसूचना 

28 नवम्बर 2011 
सं 0 ई2-1-002 / 2005 ( खण्ड -2)-66-6523 — बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 228 एवं 232 में निहित प्रावधानों के आलोक में तथा 
बिहार कार्यपालिका (संशोधन) नियमावली- 2007 के नियम 21 के अधीन चतुर्थ अनुसूची में उल्लिखित स्थापना संबंधी प्रत्यायोजित शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए स्व 0 संजय कुमार सुरीन, तत्कालीन अवर निर्वाचन पदाधिकारी, दानापुर अनुमंडल को उनकी कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को 
निम्न प्रकार अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है: 

( क ) दिनांक 20.09.2009 से 04.11.2009 तक - 46 (छियालिस) दिन – उपार्जित अवकाश । 
( ख) (i) दिनांक 05.11.2009 से 12.11.2009 तक – 08 ( आठ) दिन – अवैतनिक अवकाश । 

(ii) दिनांक 18.11.2009 से 25.11.2009 तक – 08 ( आठ) दिन – अवैतनिक अवकाश । 
( iii) दिनांक 02.01.2010 से 05.04.2010 तक – 94 (चौरानवे) दिन – अवैतनिक अवकाश । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से . 
आर0 के0 प्रसाद , संयुक्त सचिव । 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचनाएं 

26 जुलाई 2011 
सं ०1 स्था०-104/09-1550 / वि ० स ० - श्री नसीम अख्तर , प्रशाखा पदाधिकारी ( उर्दू शाखा) , बिहार विधान - सभा 
सचिवालय , जो वेतन बैंड - पी ० बी०-3 - रु०-15600-39100 में प्रतिमाह रु ० 24610 वेतन पाते हैं , को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के तहत दिनांक 1 जुलाई 2011 से 740 रु ० ( 3 प्रतिशत की दर से ) वार्षिक वेतन - वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है तथा 
उक्त तिथि से रु० 25350 वर्द्धित वेतन पाने की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


3 


29 जुलाई 2011 
सं ० 1 स्था०-106 /09-1591/ वि ० स ० — सभा सचिवालय के टंकक संवर्ग के अधीक्षकों को बिहार सेवा संहिता के 
नियम -85 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में उनके नाम के सामने स्तंभ -5 में अंकित तिथि से स्तंभ -6 में अंकित राशि वार्षिक 
वेतनवृद्धि के रूप में स्वीकृत करते हुए स्तंभ -7 में अंकित वर्द्धित वेतन प्रतिमाह पाने की अनुमति दी जाती है : 

वेतन - वृद्धि की 
क्र ० 

गत वेतन - वृद्धि वर्तमान वेतन 
नाम एवं पदनाम वेतन बैण्ड 

राशि @ 3 % 

वर्द्धित वेतन 
सं ० 

की तिथि / वेतन वृद्धि की तिथि 

( मूल वेतन का ) 
2 

3 

4 5 6 

7 
1 . श्री सुखीलाल सुधांशु , 

PB - 2 01.07.2010 01.07.2011 

780/ 

26,590 / 
9300-34,800/ 

25,810/ 
अधीक्षक 
2 . श्री रामविशुन सिंह , 

PB - 2 01.07.2010 01.07.2011 

770 / 

26.140/ 
9300-34,800/ 
अधीक्षक 

25.370 / 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


1 


26 अप्रील 2011 
सं ० 1 स्था०-130/ 10-792 — मैं , श्री नरेन्द्र पाठक , बिहार विधान - सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 
1 स्था०-130 / 10-587 / वि ० स ० , पटना, दिनांक 18 मार्च, 2011 के आलोक में दिनांक 10 दिसम्बर 2010 के प्रभाव 
से अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आप्त सचिव का पदभार ग्रहण करता 


नरेन्द्र पाठक , 


उदय नारायण चौधरी, 

अध्यक्ष , 
बिहार विधान - सभा । 


पदभार ग्रहण करने वाले 
पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 


. 


9 दिसम्बर 2010 
सं ० 1 स्था०-130/10-2214 — मैं , सुबोध कुमार जायसवाल , प्रशाखा पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा , पटना 
बिहार विधान- सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1 स्था०-130 / 10-2209 / वि ० स ० , पटना दिनांक 07 दिसम्बर , 
2010 के आलोक में दिनांक 7 दिसम्बर 2010 के अपराह्न से अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आप्त सचिव का 
पदभार ग्रहण करता हूँ । 

( ह ०) - अस्पष्ट , 
उदय नारायण चौधरी, 

पदभार ग्रहण करने वाले 
अध्यक्ष, 

पदाधिकारी का हस्ताक्षर । 
बिहार विधान - सभा । 


7 सितम्बर 2011 
सं ०1 स्था०-137/ 06-1883/ वि ० स ० – सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि वित्त विभाग , 
बिहार सरकार के संकल्प ज्ञापांक -3 ए - 2 - वे.पु०-02/ 2011-7099 , वि ० ( 2 ) , दिनांक 1 अगस्त 2011 जो वित्त विभाग , बिहार 
सरकार के संकल्प संख्या 630 , दिनांक 21 जनवरी 2010 की विसंगतियों पर उच्चस्तरीय समिति द्वारा की गई अनुशंसा से संबंधित 
है , को सभा सचिवालय में लागू किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


4 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


24 अगस्त 2011 
सं० 2 स्था०-11/11-1754/ वि ० स ० – श्रीमती सुजाता मिश्रा , प्र ० प ० ( पुस्त ० ) , बिहार विधान - सभा जो वेतन 
बैण्ड - पी ० बी०-3 रु० 15,600-39,100 में प्रतिमाह रु० 24,610 वेतन पाती हैं , को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 
248 ( क ) के तहत दिनांक 16 मई 2011 से 23 मई 2011 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


11 अगस्त 2011 
सं ० 2 स्था०-15 /08-1627/वि ० स० — वित्त ( वै ० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक - वै० दा ० नि ० को ०2/ 
वेदा०-50-07/96-430( 22 ) , दिनांक 9 अप्रील 2010 के आलोक में श्री हरि प्रसाद यादव , प्रशासी पदाधिकारी सम्प्रति अवर 
सचिव , बिहार विधान - सभा को बिहार सेवा संहिता के नियम -234 के अनुसरण में दिनांक 19 अक्तूबर 2009 से 29 अक्तूबर 2009 
तक रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से . 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


7 सितम्बर 2011 
सं ० 1 स्था०-137/ 06-1885 / वि ० स ० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि राज्य सरकार 
के सरकारी सेवकों को देश के अंदर छुट्टी यात्रा रियायत सुविधा प्रदान करने से संबंधित वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2894 , 
दिनांक 17 मार्च 2010 की कंडिका 3 में किये गये संशोधन से संबंधित वित्त विभाग , बिहार सरकार द्वारा निर्गत 
ज्ञापांक -3 ए-3 भत्ता -02 /2010-293, दिनांक 12 जनवरी 2011 को बिहार विधान - सभा सचिवालय में लागू किया जाता 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


21 नवम्बर 2011 
सं० 2 स्था०-153/11-2312/ वि ० स०- श्री ज्योति कुमार , प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को महालेखाकार, 
बिहार, पटना के पत्रांक - जी ० ई ० 12 - BLA-XVIII- 14-1184 , दिनांक 19 सितम्बर 2011 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के 
नियम 230 एवं 248 ( क ) के तहत् दिनांक 4 मई 2011 से 30 जून 2011 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


- 


20 अक्तूबर 2011 
सं ०2 स्था०-217/10-2155/ वि ० स ० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त वित्त 
विभाग के संकल्प संख्या -3 / एम 2-5-1/ 99 , खण्ड 1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 एवं उपार्जित अवकाश आदेयता संबंधी 
वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग के पत्रांक 22 /वेदा०-16/98-1262 ( 22 ) , दिनांक 19 अगस्त 2011 के अनुसरण में श्री मुमताजुल 
हक, सेवा -निवृत्त प्रशासी पदाधिकारी , बिहार विधान - सभा सचिवालय की इनकी सेवा -निवृत्ति की तिथि 31 दिसम्बर 2010 तक 
संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त अवकाश वेतन पर अनुमान्य 
महँगाई भत्ता के बराबर नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । श्री हक के जिम्मे बकाये के समायोजन की 
कार्रवाई लेखा शाखा, बिहार विधान सभा द्वारा अन्य सेवानिवृत्त हित लाभों से की जाएगी । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


5 


18 अक्तूबर 2011 
सं० 2 स्था०-152 /11-2121 / वि ० स ० — वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक दा ० को०-22/वेदा० 
50-07/1996-1972 ( 23 ), दिनांक 16 अगस्त 2011 के आलोक में श्री हरि प्रसाद यादव , सेवा -निवृत्त अवर सचिव , बिहार विधान 
सभा को बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अनुसरण में दिनांक 15 फरवरी 2010 से 24 फरवरी 2010 तक एवं दिनांक 7 जून 
2010 से 11 जून 2010 तक रुपान्तरित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त सेवा संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 12 जून 
2010 एवं 13 जून 2010 तक सार्वजनिक अवकाश उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


26 जुलाई 2011 
सं ० 2 स्था०-122/ 11-1543/ वि ० स ० — बिहार सेवा संहिता के नियम -73 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या -3 ए - 7 
महा०-01 / 2005-1500 वि ०( 2 ) , दिनांक 24 मार्च 2005 तथा सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 499 , दिनांक 12 अप्रील 
2005 के अनुसरण में श्री पृथ्वीराज गोंड़, अवर सचिव ( नि ० स ० सं० ), बिहार विधान- सभा का 60 वर्ष की आयु पूरी होने के 
फलस्वरूप दिनांक 31 जुलाई 2011 के अपराह्न से सेवा -निवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


16 सितम्बर 2011 
सं ० 2 स्था०-122/11-1954/ वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630 , दिनांक 16 मई 2005 द्वारा प्रवृत्त 
वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3 /एम 2-5-1/99 , खण्ड 1829 वि ०( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 तथा महालेखाकार, बिहार, 
वीरचन्द पटेल पथ , पटना से प्राप्त पत्रांक - जी ० ई० 12 - BLA-XVI - 10-955 , दिनांक 17 अगस्त 2011 के आलोक में श्री पृथ्वीराज 
गोंड़ , सेवा -निवृत्त अवर सचिव ( निजी सहायक संवर्ग) , बिहार विधान - सभा सचिवालय , पटना को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 
जुलाई 2011 तक उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन एवं उक्त 
वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


29 अगस्त 2011 
सं ० 2 स्था०-127/09-1795/ वि ० स०— श्री श्रीरमण सिंह , प्रतिवेदक , बिहार विधान - सभा सचिवालय को महालेखाकार , 
बिहार , पटना के पत्रांक - जी ०ई ० 12- BLA- XVII - 4-583 , दिनांक 29 जून 2011 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम -230 
एवं 248 ( क ) के तहत दिनांक 25 अप्रील 2011 से 29 अप्रील 2011 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है । 

उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 30 अप्रील 2011 एवं 1 मई 2011 के सार्वजनिक अवकाश उपभोग की 
अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


31 मई 2011 
सं० 2 स्था०-205 /09-1122/ वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 451 , दिनांक 28 फरवरी 2011 के क्रम 
में कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा , मार्शल , बिहार विधान सभा सचिवालय को 60 वर्ष 03 माह की आयु पूरी होने के फलस्वरूप दिनांक 
31 मई 2011 के अप ० से सेवा -निवृत्त किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


6 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


11 अगस्त 2011 
सं ० 2 स्था०-31 /09-1635 /वि ० स ० — सभा सचिवालय के प्रशासी पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव श्री मोहन झा को 
बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अनुसरण में दिनांक 7 अक्तूबर 2010 से 29 अक्तूबर 2010 तक रूपान्तरित अवकाश की 
स्वीकृति एवं उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 30 अक्तूबर 2010 एवं 1 नवम्बर 2010 तक सार्वजनिक अवकाश के 
उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


22 सितम्बर 2011 
सं ० 2 स्था०-205/09-2006/ वि ० स० — बिहार विधान - सभा सचिवालय में सेवा -निवृत्त पदाधिकारी / कर्मचारी को संविदा पर 
नियुक्ति हेतु मार्गदर्शिका बनाने के लिए सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1895 , दिनांक 8 सितम्बर 2011 द्वारा गठित समिति 
में श्री राज कुमार राम, अवर सचिव को ( अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि के रूप में ) सदस्य नामित किया जाता है । 

अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर समिति मार्गदर्शिका तैयार कर प्रतिवेदन माननीय अध्यक्ष महोदय 
को निश्चित रूप से सौंप दें । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


1 सितम्बर 2011 
सं ० 2 स्था०-210/ 09-1818/ वि ० स०— श्री राम शंकर प्रसाद सिन्हा, अवर सचिव ( नि ० स ० सं ० ) , बिहार विधान - सभा को 
महालेखाकार , बिहार , पटना के पत्रांक जी ०ई ० 12- बी ० एल ० ए०-XVI -14-442 , दिनांक 17 जून 2011 के आलोक में बिहार सेवा 
संहिता के नियम -230 एवं 248 ( क ) के अधीन दिनांक 16 मई 2011 से 27 मई 2011 तक उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है, साथ ही उक्त संहिता के नियम -159 के तहत दिनांक 28 मई 2011 से 29 मई 2011 तक सार्वजनिक छुट्टी उपभोग की 
अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


18 अक्तूबर 2011 
सं ०2 स्था०-219/10-2129/ वि ० स०- श्री राजेन्द्र झा , आप्त सचिव , बिहार विधान - सभा को वित्त ( वै० दा ० नि ० को ० ) 
विभाग , बिहार सरकार के पत्रांक 1379 ( 27 ) , दिनांक 7 सितम्बर 2011 के आलोक में बिहार सेवा संहिता के नियम 230 एवं 
248 ( क ) के तहत दिनांक 4 मई 2011 से 20 मई 2011 एवं दिनांक 13 जून 2011 से 24 जून 2011 तक उपार्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है । साथ ही उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 21 मई 2011 एवं 22 मई 2011 तथा दिनांक 25 
जून 2011 एवं 26 जून 2011 तक सार्वजनिक छुट्टी उपभोग की अनुमति दी जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


14 सितम्बर 2011 
सं ० 2स्था०-234/ 07-1934/ वि ० स ० — श्री राज किशोर रावत , सेवा -निवृत्त उप - सचिव , बिहार विधान - सभा को 
महालेखाकार ( लेखा एवं हकदारी ) का कार्यालय , बिहार, पटना के पत्र संख्या जी ०ई ० 12 - BLA- XVIII - 02-438, दिनांक 17 जून 
2011 के अनुसरण में बिहार सेवा संहिता के नियम 227 , 230 एवं 248 ( क ) के तहत् दिनांक 16 मई 2011 से 27 मई 2011 
तक उपार्जित अवकाश एवं सेवा संहिता के नियम 159 के तहत् दिनांक 28 मई 2011 एवं 29 मई 2011 को सार्वजनिक अवकाश 
उपभोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

प्रमोद कुमार सिंह , अवर सचिव । 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


7 


10 अक्तूबर 2011 
सं ० खण्ड 2 स्था०-205 /09-2063/ वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 630, दिनांक 16 मई 2005 द्वारा 
प्रवर्तित वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3 एम - 2-5-1 / 99 खण्ड 1829 वि ० ( 2 ) , दिनांक 7 अप्रील 2005 तथा महालेखाकार , बिहार 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना के ज्ञाप संख्या जी ० ई० 12 - BLA- XVIII- A - New - 01-759 , दिनांक 27 जुलाई 2011 के अनुसरण 

में 
श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा सेवा-निवृत्त मार्शल, बिहार विधान- सभा, पटना को उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि 31 मई 2011 तक 
उनके कोष में संग्रहित 300 ( तीन सौ ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य अवकाश वेतन तथा उक्त वेतन 
पर प्रचलित दर पर अनुमान्य मँहगाई भत्ता के समतुल्य नकद राशि के भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है । कैप्टन सिन्हा का 
अंतिम वेतन प्रमाण - पत्र एवं आवासीय प्रमाण - पत्र , पत्र के साथ संलग्न है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


16 अगस्त 2011 
सं० 2 स्था०-236/ 08-1644/ वि ० स० — सभा सचिवालय के प्रशासी पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव श्री भूषण कुमार 
झा , को बिहार सेवा संहिता के नियम -227 , 230 एवं 248 ( क ) के अन्तर्गत दिनांक 30 मई 2011 से 03 जून 2011 एवं दिनांक 
4 जुलाई 2011 से 12 जुलाई 2011 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा उक्त संहिता के नियम 159 के तहत दिनांक 4 जून 
2011 से 5 जून 2011 तक सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


14 नवम्बर 2011 
सं ० खण्ड 2 स्था०-205 /09-2265/ वि ० स ० — बिहार विधान - सभा सचिवालय द्वारा दिनांक 15 नवम्बर 2011 को " बिहार 
विधान मंडल के माननीय सदस्यों के बीच डॉ ० ए० पी ० जे. अब्दुल कलाम शिक्षक के भूमिका में " आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर 
एवं पंचदश बिहार विधान- सभा का दिनांक 2 दिसम्बर 2011 से आहूत चतुर्थ सत्र के सुरक्षा एवं सदन में मार्शल के दायित्वों का 
निर्वहन के मद्देनजर सभा सचिवालय में मार्शल के रिक्त स्थायी पद के विरुद्ध श्री कैप्टन भानु प्रकाश सिन्हा , सेवा-निवृत्त मार्शल , 
बिहार विधान - सभा को दिनांक 15 नवम्बर 2011 के पूर्वा० से पंचदश बिहार विधान - सभा के चतुर्थ सत्र के सत्रान्त की तिथि तक 
मार्शल के पद पर अस्थायी एवं अवैतनिक रूप से नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें उक्त अवधि में मार्शल के सभी नियमित कार्यों 
को निष्पादित करने हेतु भी प्राधिकृत किया जाता है । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


19 सितम्बर 2011 
सं ० 1 स्था०-59/ 10-1972 / वि ० स ० — बिहार विधान - सभा सचिवालय में आदेशवाहक जमादार के 1 ( एक ) रिक्त पद पर 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चयन समिति का पुनर्गठन निम्नप्रकार से किया जाता है : 
( 1 ) श्री राज कुमार रजक , उप - सचिव 

सभापति , 
( 2 ) श्री ताराचन्द रजक , अवर सचिव 

सदस्य , 
( 3 ) श्री मो ० नियाज अहमद , अवर सचिव 

सदस्य । 
अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप सचिव । 


14 नवम्बर 2011 
सं०1 स्था०-59/10-2259 - वि ० स० — माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा ने बिहार विधान - सभा सचिवालय (भर्ती एवं 
सेवा शर्ते ) नियमावली 1964 के नियम-4 ( 1 ) क एवं 4 ( 2 ) ( क ) के साथ नियम-5 में अंकित प्रावधानों के अंतर्गत आदेशवाहक 


8 


बिहार गजट , 7 दिसम्बर 2011 


जमादार के पद पर प्रतियोगिता परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न शर्ते निर्धारित 
किये हैं : 

1. आदेशवाहक जमादार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये तीन सदस्यों की एक समिति का गठन । 

2. आदेशवाहक जमादार पद की अर्हता एवं पात्रता के लिए उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता कम से कम आँठवी कक्षा 
उत्तीर्ण और चतुर्थवर्गीय कर्मियों ( अनुसेवक एवं आदेशवाहक अनुसेवक सहित ) के रूप में सभा सचिवालय में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति 
की अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि को 5 वर्षों की सेवा पूरी होना । 

3. आदेशवाहक जमादार के पद पर प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा आँठवी कक्षा स्तर की विभागीय 
लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का अयोजन करना , जिसमें लिखित परीक्षा के लिए 90 अंक एवं साक्षात्कार के लिए 10 अंक 
निर्धारित किया जाना तथा उस आधार पर परीक्षाफल घोषित करना । साक्षात्कार लेने के साथ ही चयन समिति की साक्षात्कार में 
शारीरिक , शैक्षणिक योग्यता , कार्य अनुभव की जाँच करने के साथ - साथ उनके कार्य दक्षता पर भी ध्यान दे कर चयन किया जाना । 

4. सभा सचिवालय के दोनों भवनों के सूचना पट पर यह अधिसूचना प्रकाशित किया जाना तथा आवेदन करने के लिए 
प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों की समय सीमा निर्धारित किया जाना । 
5. लिखित परीक्षा के लिए प्रश्न - पत्र का चयन प्रभारी सचिव , बिहार विधान - सभा द्वारा किया जाना । 

अध्यक्ष , बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

गिरीश झा , प्रभारी सचिव । 


अध्यक्ष, 


8 सितम्बर 2011 
सं ० 2स्था०-205/09-1896/ वि ० स० — बिहार विधान - सभा सचिवालय में सेवा-निवृत्त पदाधिकारी/ कर्मचारी को संविदा पर 
नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के संकल्प संख्या 2804 , दिनांक 29 मार्च 2010 के संदर्भ में मार्गदर्शिका बनाने 
के लिए एक समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है 

( 1 ) श्री गिरीश झा , प्रभारी सचिव 
( 2 ) श्री लक्ष्मीकान्त झा , उप - सचिव 
( 3 ) श्री हरेराम मुखिया , उप - सचिव 

सदस्य । 
समिति को निदेश दिया जाता है कि पत्र निर्गत होने की तिथि से चार दिनों के अंदर मार्गदर्शिका तैयार कर प्रतिवेदन 
माननीय अध्यक्ष महोदय को निश्चित रूप से सौंप दें । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

हरेराम मुखिया , उप - सचिव । 


सदस्य , 


28 जुलाई 2011 
सं ०1 स्था०-208 /11-1585/ वि ० स० — सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या 1661 , दिनांक 10 सितम्बर 2010 द्वारा 
प्रवृत्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3 ए -2 वे ० पु०-18/ 2009-7556 , दिनांक 14 जुलाई 2010 एवं विभागीय स्क्रीनिंग समिति की 
दिनांक 9 जून 2011 की अनुशंसा के अनुसरण में दिनांक 1 जनवरी 2009 के प्रभाव से द्वितीय रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन 
योजना, 2010 का लाभ देने हेतु संलग्न विवरणी में , सभा सचिवालय के कुल 3 ( तीन ) प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव का 
अनुमान्य वेतन एवं ग्रेड - पे निर्धारित किया जाता है तथा तदनुसार वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है । 

संलग्न विवरणी में अंकित प्रशाखा पदाधिकारी सम्प्रति अवर सचिव का वेतन का नियतन मौलिक नियमावली के नियम 
22 (i) ( ए ) ( ii ) के तहत किया जायेगा । स्वीकृत पे - बैण्ड / ग्रेड - पे आर्थिक लाभ तक ही सीमित रहेगा । उच्चतर ग्रेड - पे के 
पदनाम , कर्त्तव्य और दायित्व प्राप्त नहीं होंगे । 

संलग्न विवरणी में अंकित किसी भी कर्मी के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि या पार्थक्य पाये जाने पर 
कर्मी को प्रदत्त रूपातंरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ रद्द / संशोधित कर दिया जायेगा तथा उनसे अधिक भुगतान की 
गई राशि की वसूली कर ली जायेगी एवं कम भुगतान की गई राशि की भरपाई कर दी जायेगी । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 


3 . 


2 . 


1 . 


- 


- 


नाम एवं पदनाम 


+ 


+ 


- 


प्रथमएम०ए०सी०पी०कीतिथिएवं 

अनुमान्यग्रेडवेतन द्वितीयएम०ए०सी०पी०कीतिथिएवं 

अनुमान्यग्रेडवेतन 


01.01.2009 

6600/ 


01.01.2009 

6600/ 


01.01.2009 

6600/ 


- 


Website: http://egazette.bih.nic.in 
बिहार गजट , 38-571 + 100 - डी ० टी ० पी । 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 


तृतीयएम०ए०सी०पी०कीतिथिएवं 

अनुमान्यग्रेडवेतन 01.01.2009कोवेतनबैण्डएवं 

ग्रेडवेतन 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


PB-3(15,600-39,100) 

6600 


PB-3(15,600-39,100) 

6600 


PB-3(15,60039,100) 

5400 


बिहार गजट, 7 दिसम्बर 2011 


24,400/ 


24,400/ 


24,400/ 


01.01.2009कोवेतनबैण्डएवंमूलवेतन 


740/ 


740/ 


740/ 


एम०ए०सी०पी०कालाभ (01.01.2009कोमूलवेतनका3%) 


1200/ (6600-5400) 


1200/ (6600-5400) 


1200/ (6600-5400) 


एम०ए०सी०पी०कालाभ (01.01.2009कोग्रेडवेतनकाअंतर) 


तारा चन्द रजक , अवर सचिव । 
अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से 


26340/ 


26340/ 


26340/-| 


एम०ए०सी०पी०कीतिथिकोनिर्धारित 

वेतन(7+8+9) अनुवर्तीवेतनवृद्धिकीतिथिएवंवेतन 

वृद्धिसहितवेतन 


01.07.2009 

27130 


01.07.2009 

27130 


01.07.2009 

27130 


दि०24.02.10कोअवर सचिवकेपदपरप्रोन्नत 


दि०24.02.10कोअवर सचिवकेपदपरप्रोन्नत 


दि०24.02.10कोअवर सचिवकेपदपरप्रोन्नत 


अभ्युक्ति 


6 


